. 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण , 1940 ( श० ) 
1 अगस्त, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 742 राँची, बुधवार 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 जुलाई , 2018 


अधिसूचना संख्या - 10 / स्था०- 04 - 1044 / 08 - 3224-- श्री सुनील खलखो, प्रभारी सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं० -2 रामगढ़ , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल 
प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-2 हटिया 
योजना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ अधिसूचना संख्या -10/ स्था०- 04 -1044 /08 - 3225-- श्री अभय टोप्पो, सहायक अभियंता, पेयजल 
एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-4 हटिया योजना, राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल खूटी ग्रामीण के रिक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 1 अगस्त , 2018 
__ अधिसूचना संख्या-10 / स्था०-04-1044/ 08 - 3226-- श्री रामाश्रय राम , प्रभारी सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल, राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल 
बरियातु, गोन्दा के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ अधिसूचना संख्या -10/ स्था०-04-1044/08-3227 -- श्री राहुल श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, पेयजल 
एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल डोरण्डा, रांची पश्चिम को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल चास के रिक्त पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या -10/ स्था०-04-1044/ 08 -3228-- मो० शमशाद आलम , प्रभारी प्राक्कलन 
पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं०-1 दुमका को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता ( मुख्यालय ) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04-1044/ 08 -3229 -- श्री कपिलेश्वर पासवान , प्रभारी सहायक 
अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 देवघर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव 
से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल डोरण्डा, रांची 
पश्चिम के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०- 04- 1044 / 08 - 3230 -- श्री रामेश्वर गुप्ता , सहायक अभियंता, पेयजल 
एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल पांकी, मेदिनीनगर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल माण्डर, रांची पश्चिम के रिक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या - 10/ स्था०- 04 - 1044 / 08 - 3231 -- श्री नागदेव बैठा, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल खुटी ( शहरी) को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या - 10/ स्था०- 04 - 1044/ 08 -3232-- श्री राजेश कुजूर , प्रभारी सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल नगर उंटारी गढ़वा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता , पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल खूटी ( शहरी) के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 1 अगस्त , 2018 


अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०- 04- 1044 / 08 - 3233-- श्री शिव कुमार दिनगर , सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल तोरपा, खुटी को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-2 रामगढ़ के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ अधिसूचना संख्या-10/ स्था०-04- 1044/ 08 -3234 -- श्री अनुप कुमार हांसदा , सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल मेदिनीनगर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल तोरपा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04- 1044/ 08 - 3235 -- श्री सहेन्द्र रजक , प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 गुमला को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-2 सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या - 10 / स्था०- 04 - 1044/ 08 -3236-- श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी प्राक्कलन 
पदाधिकारी , पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल मानगो, आदित्यपुर के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०-04- 1044 / 08 -3237-- श्री जय कुमार मिंज, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल पतरातु रामगढ़ के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या -10 / स्था०-04 - 1044 /08 -3238 -- श्री अशोक कुमार, प्रभारी सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल गोविन्दपुर , धनबाद-1 को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 सिमडेगा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04- 1044/ 08 - 3239-- श्री योगेन्द्र हेम्ब्रम, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-2 सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल बोरियो साहेबगंज के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 1 अगस्त , 2018 
अधिसूचना संख्या-10/ स्था० -04 -1044/08 - 3240 -- श्री सुनील कुमार दत्त, प्रभारी सहायक 
अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल चाकुलिया जमशेदपुर के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या-10/ स्था०-04 -1044 / 08 -3241-- श्री गोबिन्द कच्छप, सहायक अभियंता, पेयजल 
एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल कुडू लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०-04 - 1044 /08 - 3242-- श्री रमेश कुमार , प्रभारी सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल दुमका-2, प्रमंडल सं०-2 दुमका को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल 
प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल पांकी 
मेदिनीनगर के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ अधिसूचना संख्या -10/ स्था०- 04-1044/ 08 -3243 -- श्री प्रदीप कुमार सिंह , सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 गढ़वा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल गोबिन्दपुर , धनबाद-1 के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


__ अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०-04 -1044/ 08 -3244-- श्री बलखा उरांव, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सिन्दरी, धनबाद-2 को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं० -1 रामगढ़ के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना सं०-10/ स्था०- 04 - 1044/08 - 3245 -- श्री समीर सुभाष डुंगडुंग, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सोनुआ, चक्रधरपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना सं०-10/ स्था०- 04 - 1044 / 08 -3246 -- श्री मांगी लाल गिलुआ, सहायक अभियंता, पेयजल 
एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल मनोहरपुर , चक्रधरपुर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल लातेहार के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 1 अगस्त , 2018 


अधिसूचना संख्या -10/ स्था०-04- 1044/08 -3247 -- श्री अनिल कुमार, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल पतरातु, रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सरायकेला के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था० -04-1044/ 08 -3248-- श्री शास्त्री शाह, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सिमरिया चतरा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल पेटरवार तेनुधाट के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ अधिसूचना संख्या - 10 / स्था०- 04 -1044 / 08 -3249-- श्री युगल प्रसाद सिंह , प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-2 मधुपूर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 हजारीबाग के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या-10/ स्था०-04- 1044/08 - 3250 -- श्री ललित इंदवार , सहायक अभियंता , पेयजल 
एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सोनुआ, चक्रधरपुर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 स्वर्णरेखा वितरण के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या-10 /स्था०- 04 -1044 / 08 - 3251 -- श्री महेन्द्र बैठा, प्रभारी सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल धाटशिला जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं० -1 दुमका-2 के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या - 10 / स्था०-04 - 1044/ 08 - 3252-- श्री राज कुमार , सहायक अभियंता, पेयजल एवं 
स्वच्छता अवर प्रमंडल जुगसलाई आदित्यपुर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल कुडू लोहरदगा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04- 1044/ 08 -3253-- श्री सुभाष चन्द्र निगम, प्रभारी प्राक्कलन 
पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह -1 को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 देवघर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 1 अगस्त , 2018 
अधिसूचना संख्या -10/ स्था0- 04 -1044/08 -3254-- श्री विक्रम प्रसाद मंडल , प्रभारी सहायक 
अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 गिरिडीह -2 के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04 - 1044 / 08 - 3255-- श्री अनुज कुमार मिश्रा, सहायक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल जामा , दुमका-2 को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल साहेबगंज के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या-10/ स्था०- 04- 1044 / 08 -3256-- श्री कुमार समरेन्द्र मल्लिक , सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-1 गोडडा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं0 -2 गोडडा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04-1044/ 08 -3257 -- श्री मोहन लाल मंडल , प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल सं०-3 हटिया योजना, रांची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल 
प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल अनगड़ा , रांची 
पूर्व के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04-1044/08 -3258-- श्री श्याम किशोर यादव, प्रभारी सहायक 
अभियंता , पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल हटिया , यांत्रिक नागरिक प्रमंडल, रांची 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल 
एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल लातेहार , यांत्रिक प्रमंडल मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


अधिसूचना संख्या- 10 / स्था०-04-1044/ 08 -3259-- श्री अवधेश कुमार रवि , सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल लातेहार , यांत्रिक प्रमंडल मेदिनीनगर को स्थानान्तरित करते 
हए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल 
गुमला, यांत्रिक प्रमंडल गुमला के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या -10 / स्था०-04-1044 /08 -3260 -- श्री गोपाल प्रसाद , प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल लोहरदगा, यांत्रिक प्रमंडल, गुमला को स्थानान्तरित करते हुए 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर 
प्रमंडल साहेबगंज, यांत्रिक प्रमंडल दुमका के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 1 अगस्त , 2018 


अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०-04-1044 / 08 - 3261-- श्री भीम चौधरी, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल चतरा, यांत्रिक प्रमंडल हजारीबाग को स्थानान्तरित करते 
हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर 
प्रमंडल रूक्का, यांत्रिक प्रमंडल नागरिक रांची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ अधिसूचना संख्या- 10/ स्था०-04 -1044 / 08 -3262-- श्रीमती रीता मिंज, प्रभारी सहायक अभियंता, 
पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमंडल चास, यांत्रिक प्रमंडल धनबाद को स्थानान्तरित करते हुए 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभारी प्राक्कलन पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल 
रांची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


नोट: 


1. देवघर एवं दुमका अंचल/ प्रमण्डल से स्थानान्तरित सहायक अभियंता/ प्रभारीसहायक अभियंता 
का स्थानान्तरण आदेश श्रावणी मेला 2018 को देखते हुए दिनांक 31 अगस्त , 2018 से प्रभावी होगा । 


2. शेष स्थानान्तरित सहायक अभियंता/ प्रभारी सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 10 अगस्त , 2018 
तक स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा | 
3. मो . शमशाद आलम, श्री कपिलेश्वर पासवान , श्री योगेन्द्र हेम्ब्रम, श्री ललित इंदवार , श्री सुभाष 
चन्द्र निगम, श्री सुनील कुमार दत्त, श्री बलखा उरांव, श्री संतोष ललित तिर्की, श्री सहेन्द्र रजक, श्री भीम 
चौधरी एवं श्रीमती रीता मिंज का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है । अतः 
उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा | 
4 . वैसे सहायक अभियंता/ प्रभारी सहायक अभियंता (यांत्रिक सहित ) जिनका स्थानान्तरण / 
पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है वे अपना योगदान मुख्यालय में समर्पित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इन्ददेव मंडल , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 742 -- 50 


